निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 33 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 जनवरी 2018 


सं० अ०स०क० 8 /01-11/ 2017- 4030 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प 

8 जनवरी 2018 
विषयः वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में एवं अनुवर्ती वर्ष से प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टर में 

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा एवं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 
प्रदान करने के तर्ज पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 
अल्पसंख्यक छात्रा एवं फौकानियां में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को मुख्यमंत्री 
विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में । 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 
06 . 05 . 2008 के मद सं० 8 के रूप में प्रदान की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007- 08 से अल्पसंख्यक 
समुदाय के छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से ₹10, 000/ - ( दस हजार ) 
रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता 
प्राप्त की हो । 

2. पुनः शिक्षा विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 638 दिनांक 21 . 10 .2014 द्वारा इस योजना का विस्तार इंटर 
परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं तक किया गया है जिसके तहत इन्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम 
छात्राओं को ₹15,000 / - (पंद्रह हजार) रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है । 

____ 3. पुनः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2855 दिनांक 15 . 11 . 2016 द्वारा इस योजना 
को विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2016- 17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से 
उत्तीर्ण बंग्लाभाषी छात्र / छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत एक मुश्त 10, 000 / - रुपये प्रदान की जा रही है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जनवरी 2018 
4. इसका बजट मुख्य शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष -02 माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष 107- छात्रवृत्तियाँ 
मांग संख्या - 30 , उप शीर्ष - 0109-मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना विपत्र कोड 30 - 2202021070109 
विषय शीर्ष- 34- छात्रवृत्ति विजीफा, विषयशीर्ष-01- छात्रवृत्ति / वजीफ़ा के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

5 . बिहार के मदरसा में शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को भी अग्रेतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 में एवं अनुवर्ती वर्ष से प्रति वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टर में प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा एवं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के तर्ज पर बिहार राज्य 
मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकानियां ( मैट्रिक के समकक्ष ) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को भी प्रति वर्ष 
प्रोत्साहन के रूप में ₹10,000/ - ( दस हजार ) रुपये तथा मौलवी ( इन्टर के समकक्ष) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक 
छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में ₹15, 000/ - (पंद्रह हजार) राशि प्रदान करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है । । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की 

सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण 
विभाग, बिहार , पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

मो०एस०आई० फैसल , 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


